oferto 


( at )- 72 


REGISTERED No. D - ( D ) - 7 % 


" IN 


ytt 


11 


i 


. 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


-- 


प्रसाभारम 
EXTRAORDINARY . ..! 

# 17 II --23 3439 * * (ii ) 
PART II – Section 3 -- Sub -section (1 ) 

प्राभिसा से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


1 1 - 


RUR 


A14 LILOLIIT 

ULUU 


RO 524 ) 
No. 524) 


the freedt, harr, fught 30, 1971/ 44T 9, 1896 
NEW DELHI, MONDAY , DECEMBER 30, 1974/PAUSA 9, 1896 


LLL 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separale paping is given to this part in order that it may be Aled 

A a separate compllation 


.. 


. . . 


. . . 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

(Department of Food ) 

ORDER 

New Delhi, the 27th December 1974 
S . O . 741( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential 
Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ), the Central Government hereby makes the following 
Order further to amend Fruit Products Order , 1955 , namely : 

-- (1) This Order may be called the Fruit Products (Second Amendment) Order , 1974 . 
(2 ) It shall come into force on the 1st day , of January, 1975 . 

2 . In thc Fruit Products Order, 1955 (hereinafter referred to as the said Order ) in 
clause 2 . 

(a ) in sub - clause ( d ), for itcm ( xiii), the following item shall be substituted , namely : -- - 

" ( njii ) sweetened aerated waters with or without fruit juice or fruit pulp ." ; 
( h ) in sub -clause ( k ) , for tho words any non - alcoholic sweetenod heveruse , plain 

or gerated " , the words " Any sweetened non - alcoholic or non - aerated beve. 

rage " shall be substituted . 
3 . In sub -clause ( 1) of clause 3 of the said Order , after item (ii), the following items 
shall he inserted, namely : 
" (iii) two representatives of the manufacturers of sweetened aerated watery with or 

without fruit juice or fruit pillp : 


( 2719 ) 


3720 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[Part 11 _ * 


( iv ) one representative of the Indian Standards Institution;". 
4 . In clause (ii ) of the said Order -- 
(i) in sub-clause (2 ), the last sentence beginning with the words " Aerated water " 

and ending with the words " fruit product" shall be omitted ; and 
(ii ) after sub-clause ( 2 ) as so amended, the following sub-clause shall be inserted , 

namely : 
* (3 ) Sweetened aerated waters containing no fruit juico or fruit pulp or containing 

loss than 10 per cent of frult juice or fruit pulp shall have a clear and 
conspicuous marking on their level to the effect " Contains no fruit juice 
or fruit pulp " . In case artificial flavour has also been used , tho words 
" Artificially flavoured " shall also be added . Tho publicity and advertiso 
ment made for sweetened acrated waters through any media shall also 
conspicuously explain and display the fact that these products do not 

contain any fruit juice or fruit pulp ." 
5 . In the Second Schedule to the said Order 
(i) in part II ( D ), for the heading, the following shall be substituted, namely : - - 
" Specifications for sweetened aerated waters with no fruit juice or fruit pulp or 

contajning less than 10 per cent of fruit juice or fruit pulp ." 
( ii ) in Part II( E ), for the heading , the following shall be substituted namely :---- 
" Specifications for sweetened aerated water with 10 per cent or more of frult 

juice or fruit pulp. "; and 
( iii ) in Part XIII, in the last column, under the heading " Goneral Characteristica " , 
tho words " permitted colours" shall be omitted . 

INo. 9 ( 2) /74 F. N. B. IV ] 

R . K . SHASTRI, Jt . Secy . 
कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय 
( साय विभाग ) 

आदेश 


नई दिल्ली, 27 दिसम्बर , 1974 


का० प्रा० 74 ( प्र ) . - केन्द्रीय सरकार, प्रावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 
( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , फल- उत्पाद आदेश, 1955 
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रावेश करती है, अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इस आदेश का नाम फल -उत्पाद (द्वितीय संशोधन ) प्रादेश , 1974 है । 

( 2 ) यह जनवरी, 1975, के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा । 

2. फन-उत्पाद प्रादेश, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है ) के 
अण्ड 2 में ,---- 

( क ) उपखण्ड ( घ ) में , मद ( 13 ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:- - 

"( 13 ) फलों के रम या फलों के गूदे सहित या रहित मीठा बासित जल । " ; 
( ख ) उपखण्ड ( ट ) में “सावा या वातित " अमधिक मीठा पेय , शब्दों के स्थान पर 

" कोई मीठा अमधिक या अवातित पेय " शब्द रखे जाएंगे । 
3. उक्त ग्रादेश के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) में , मद (ii ) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें 
अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : --- 

( iii ) फलों के रस या फलों के गदे के सहित या रहित मीठे वासित जल के विनिर्माताओं 

के दो प्रतिनिधि 


SEC. 3( 1)] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


2721 


( iv ) भारतीय मानक संस्था का एक प्रतिनिधि , " । 
4. उक्त आदेश के खण्ड 11 में :---- 
( i) उपखण्ड ( 2 ) में , “ वातित जल " शब्दों में प्रारम्भ होने वाले और “ फल -उत्पाद " 

शब्दों से समाप्त होने वाले अन्तिम वाक्य का लोप किया जाएगा ; और 
( ii ) इस प्रकार ययासंशोधित उपखण्ड ( 2 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः 

म्थापित किया जाएगा , अर्थात् : --- 
" ( 3 ) मीठे वातित जल , जिसमें फलों का रस या फलों का गवा न हो या जिसमें 10 

प्रतिशत से कम फलों का रस या गूदा हो , के लेवल पर इस आशय का स्पष्ट 
और सहजश्य अंकन होगा कि “इसमें फलों का रस या गदा नहीं है " । यदि 
कृत्रिम सुवास का प्रयोग भी किया गया हो , तो “कृत्रिमरूप से सुवासित " 
शब्द भी जोड़ दिए जाएंगे । मीठे वातित जल के लिए किसी भी माध्यम से 
किया गये प्रचार और विज्ञापन इस तथ्य को सहजवश्य रूप से स्पष्ट और 

प्रदर्शित करेंगे कि इन उत्पादों में फलों का रस या गूदा नहीं है । " 
5. उक्त आदेश की वितीय अनुसूची में ,---- 
( i) भाग 2 ( प ) में , गीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : -- 
"ऐसे मीठे वातित जल के लिए, जो फलों के रस या गूदा रहित है या जिसमें फलों का 

रस या गदा दस प्रतिशत से कम है, विनिर्देश । " 
( ii ) भाग 2 ( ई) में , शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--- 
“ऐसे मीठे वातित जल के लिए, जिसमें फलों का रस या गूदा 10 प्रतिशत या उससे 

अधिक है विनिर्देश । " ; और 
( ii ) भाग 13 में , अन्तिम स्तम्भ में , 
"मामान्य विशेषताएं " शीर्षक के नीचे, " अनुजप्त रंग " शब्दों का लोप किया 
जाएगा । 

[ सं० 9( 2)/ 74 एफ० एन० बी० 4 ] 

प्रार० के० शास्त्री, मंयुक्त सचिव । 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLIC 


